निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 16 


2 वैशाख 1937 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

22 अप्रील 2015 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


, 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये विनियम , 

आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


3-3 


भाग - 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9 - क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


4-4 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 22 अप्रील 2015 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


. जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

8 अप्रील 2015 
सं0 5 / टी 0 ( याँ ) -3-10-101 / 2014 / 647 - जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता ( यांत्रिक ) के रिक्त पद 
को देखते हुए कार्यहित में निम्नांकित रूप से मुख्य अभियंता ( यांत्रिक ), जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता 
है: 
नाम / आई ० डी ० कोड / गृह 

वर्तमान पदस्थापन 

अतिरिक्त प्रभार से संबंधित पद 
सं ० 

जिला / जन्मतिथि 


क्र ० 


4 


1 

1 


2 

3 
श्री महाराज राम / 3497 / 

अधीक्षण अभियंता, 

मुख्य अभियंता ( याँ ०), 
भोजपुर / 01.05.1957 

पुनपुन बाढ़ सुरक्षा अंचल, जल संसाधन विभाग बिहार पटना 

पटना 
2. यह व्यवस्था कामचलाउ रूप से पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से मुख्य अभियंता ( यांत्रिक ) के पदस्थापन 
के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाएगा । 

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

4. श्री राम मुख्य अभियंता ( याँ ०), जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार से संबंधित पद का प्रभार 
तुरन्त ग्रहण कर प्रभार ग्रहण - प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेगें । 

5. उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा अनुमान्य नहीं होगा । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सुशील कुमार सिंह , संयुक्त सचिव ( प्रबंधन) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 05-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 22 अप्रील 2015 


3 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सं०- अ ० सं ० क०-02-08 / 2014/ 2977 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


संकल्प ( शुद्धि -पत्र ) 

30 जनवरी 2015 
विषय :- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के विभागीय परीक्षा के संबंध में । 
उपर्युक्त विषय से संबंधित निर्गत संकल्प सं 0 2695, दिनांक 31.12.2014 द्वारा राज्य संवर्ग के जिला अल्पसंख्यक कल्याण 
पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा हेतु हिन्दी विषय से संबंधित परीक्षा के पाठयक्रम को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है : 

विषय / पत्र 
क्र ० सं ० 

पूर्णांक उतीर्णांक परीक्षा अवधि 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


200 


120 


3 घंटे 


( क ) हिन्दी (लिखित ) 
( ख) हिन्दी ( मौखिक ) 


100 


60 


अन्य विषयों से संबंधित पूर्णाक/उर्तीणांक एवं परीक्षा अवधि पूर्ववत रहेंगे । 
संकल्प सं 0 2695, दिनांक 31.12.2014 की अन्य शर्ते यथावत रहेगी । 

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित 
किया जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से . 
( ह 0) अस्पस्ट, प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 05-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 22 अप्रील 2015 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No - 519 - I, Anand S/ o Mr. Vijay Kr. R/ o Saketpuri Main Road, Near Bazar Samiti, Patna , 
Bihar is now on wards Known as Anand Sahay vide affi. no. 1456 of 23.12.14 

ANAND . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 05-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


